PART I ] 


HARYANA GOVT. GAZ ., JULY 1, 2003 (ASAR . 10 , 1925 SAKA ) 


341 


राजस्व विभाग 


दिनांक 16 जून , 2003 
क्रमांक 2979- र- 11-2003/7056. - चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि नीचे विनिर्दिष्ट भूमि , केन्द्रीय सरकार 
द्वारा, सरकारी खर्च पर, सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा केन्द्रीय संरक्षित स्मारक, प्राचीन स्थल राजा हर्ष का - टीला, 
थानेसर के उत्तरी पूर्वी भाग में सौन्दर्यकरण और विकास के लिये अपेक्षित है, इसके द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि नीचे विशिष्टियों में 
वर्णित भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिये अपेक्षित है । 

यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम 1), की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन तथा भारत सरकार , गृह 
मन्त्रालय , अधिसूचना संख्या एफ -26 (5) -57/ जे० II , दिनांक 20 फरवरी, 1957, द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसरण में उन सभी व्यक्तियों 
की जानकारी के लिये की जाती है, जिनका इनसे सम्बन्ध है । 

पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए , हरियाणा के राज्यपाल, इस समय , इस कार्य में लगे अधिकारियों/ 
कर्मचारियों को अपने सेवकों तथा कर्मकारों सहित, परिक्षेत्र में, किसी भूमि में परिवेश और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित या 
अनुज्ञात सभी अन्य कार्य करने के लिये, इसके द्वारा, प्राधिकृत करते हैं । 

कोई हितबद्ध व्यक्ति जिसे इस भूमि के अर्जन के बारे में कोई आक्षेप हो , इस अधिसूचना के राजपत्र में या परिक्षेत्र में परिचालित दो दैनिक 
समाचार पत्रों में , जिनमें से कम से कम एक क्षेत्रीय भाषा में हो , प्रकाशन, अथवा उस परिक्षेत्र में प्रचार की तिथि से , इनमें से जो भी बाद में हो , 
तीस दिन की अवधि के भीतर, जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अर्जन कलक्टर, कुरुक्षेत्र, जिला कुरुक्षेत्र के सम्मुख लिखित रूप में आक्षेप, यदि 
कोई हो , दायर कर सकता है । 
भूमि के नक्शों का निरीक्षण, जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अर्जन कलक्टर, कुरुक्षेत्र के कार्यालय में किया जा सकता है । 

विशिष्टियां 


, 


जिला 


तहसील 


खसरा संख्या 


क्षेत्रफल 


परिक्षेत्र 
हदबस्त संख्या 


कनाल 


मरला 


-- 


2 


3 


4 


5 


कुरुक्षेत्र 


थानेसर 


बाहरी 389 


1168 


0 


14 


1169 


0 


...16 . 


1170 


0 


09 


1171 


8 


12 


1172 


1 


00 


1173 


1 


00 


1174 


28 


18 


1176 


7 


16 


1178 


2 


4 


1179/2 


3 


11 


कुरुक्षेत्र 


थानेसर 


74 


27 


13 


दराखेड़ा 385 
( जारी ) 


3/6 


01 


: . 07 : 


3/7 


4 


00 . 


3/14 


0 


13 


3/15/1 


1 


04 


3/15/2 


1 


04 


3/26 


12 


19 


3/27 


0 


13 


342 


HARYANA GOVT. GAZ . , JULY 1 , 2003 (ASAR . 10 , 1925 SAKA ) 


[ PART 1 


1 


1 


2 


3 


4 


5 


कुरुक्षेत्र 


थानेसर 


EROST 385 


2/2/1 


1 


13 


2/2/2/1 


0 


OS 


2/2/2/2 


0 


10 


2/3/1 


0 


OS 


/ 


2/3/2 


7 


01 


2/17/1 


0 


07 


2/7/2 


1 


02 


2/8/2 


4 


00 


2/10 


2 


17 


2/11 


5 


03 


2/12/1 


1 


18 


2/12/2 


4 


07 


2/13 


2 


18 


2/14/1 


0 


02 


2/14/2 


2 


02 


2/26 


0 


09 


2/27 


8 


01 


Ein 


2/28 


5 


04 


2129 


4 


06 


***** 


2/30 


0 


19 


S : 


158 


02 


सुनील आहूजा , 
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव , हरियाणा सरकार , 

राजस्व विभाग | 


REVENUE DEPARTMENT 


The 16th June , 2003 


No! 2979 -R - II- 2003/ 7056 .--- Whereas , it appears to the Governor of Haryana that the land specified below is 
needed by the CentralGovernment at public expense , for a public purpose , namely for Development/Beautification on 
the North- East of "Raja Harsh Ka Tilla a centrally protected monument at Thanesar by Archaeological Survey of India , 
it is hereby notified that the land in the locality described in the specifications below is needed for the above purpose. 

This notification is made under the provisions of the Section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 ( Act 1 of 
1894) and in pursuance of the powers delegated vide Government of India , Ministry of Home Affairs, notification No. 
F - 26 (5 )-57/5-II, dated the 20th February, 1957 , for the information of all to whom itmay concern . 

In exercise of the powers conferred by the aforesaid section , the Governor of Haryana hereby authorises the 
officers with their servants and workmen for the time being engaged in the undertaking, to enter upon and survey any 
land in the locality and to do all other acts required or permitted by that section . 


PART I ] 


HARYANA GOVT .GAZ ., JULY 1, 2003 (ASAR . 10 , 1925 SAKA ) 


343 


Any person interested, who has any objection to the acquisition of the land in the locality, may, within a 
period of thirty days of the publication of this notification in the Official Gazette or in two daily newspapers circulating 
in the locality of which at least one shall be in the regional language or publicity in the locality , whichever is later, file 
objection , if any ,in writing before the District Revenue Officer-cum -Land Acquisition Collector, Kurukshetra, District 
Kurukshetra . 

Plans of the land may be inspected in the office of District Revenue Officer-cum -Land Acquisition Collector, 
Kurukshetra , District Kurukshetra . 


Specifications 


District 


Tehsil 


Khasra No. 


Locality / 
Hadbast No. 


Area 
Kanal Marla 


1 


2 


3 . 


4 


5 


Kurukshetra 


Thanesar 


Bahri 389 


1168 


0 . 


14 


1169 


0 


16 


1170 


0 


09 


1171 


8 


12 


1172 


00 


1 

1 


1173 


00 


1174 


28 


18 


1176 


7 


16 


1178 


2 


4 


1179/2 


3 


11 


Kurukshetra 


Thanesar 


74 


27 


13 


Darakhera 385 

( Contd .) 


376 


01 


07 


3/7 


4 


00 


3/14 


0 


13 


3/15/1 


1 


04 


3/15/2 


1 


04 


3/26 


12 wüsti 19 


3/27 


0 


13 


2/2/1 


1 


13 


2/2/2/1 


0 


05 


2/2/2/2 


0 


10 


2/3/1 


0 


05 


2/3/2 


7 


01 


2/7/1 


07 


2/7/2 


1 


02 


2/8/2 


4 


00 


2/10 


2 


17 


2/11 


5 


03 


344 


HARYANA GOVT. GAZ ., JULY 1, 2003 (ASAR . 10 , 1925 SAKA ) 


[ PART I 


1 


2 


3 


4 


5 


Kurukshetra 


Thanesar 


2/12/1 


1 . 


18 


Darakhera 385 
( Concld.) 


2/12/2 


4 


07 


2/13 


2 . 


18 


2/14/1 


0 


02 


2/14/2 


2 . 


02 


2/26 


0 


09 


2/27 


8 


01 


2/28 


5 


04 


2/29 


4 


06 


2/30 


19 


Total Area : 158 


02 


SUNIL AHUJA , 


Financial Commissioner and Principal Secretary to 

Government Haryana, Revenue Department. 


न्याय प्रशासन विभाग 


अध्यक्ष 


सदस्य 


3 . 


सदस्य 


दिनांक 17 जून , 2003 
संख्या 29/6/ 2001-2- जे० जे०-(I), --- 1992 की सिविल विविध याचिका संख्या 7021-31 -विशाखा तथा अन्य बनाम राजस्थान राज्य 
तथा अन्य (ए0 आई0 आर0 1997 एस 0 सी 0 3011) के साथ 1992 की याचिका ( दाण्डिक ) संख्या 666-670 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय 
के न्याय निर्णय के अनुसार हरियाणा के राज्यपाल , अभियोजन विभाग में लैंगिक उत्पीड़न से सम्बन्धित महिला कर्मचारियों की शिकायतों पर 
कार्यवाही करने के लिए निम्नलिखित को शामिल करते हुए एक समिति का गठन करते हैं : 

श्री / श्रीमति / सुश्री 
1 . सीमा हुडडा, उप जिला न्यायवादी कार्यालय अधीक्षक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग 

( भवन एवं सड़क शाखा ) रोहतक 
2 . विनय झिंगन, उप जिला न्यायवादी कार्यालय मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ( सेवाएं शाखा) 

नीरा भाटिया , उप जिला न्यायवादी कार्यालय उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त अम्बाला 
एस० पी ० एस० परमार, उप जिला न्यायवादी कार्यालय पुलिस अधीक्षक , पंचकूला 

सदस्य सचिव 
सन्तोष गोयल , उप अधीक्षक कार्यालय निदेशक , अभियोजन हरियाणा, पंचकूला 
राकेश कुमार, उप जिला न्यायवादी हरियाणा लीगल सैल, यू० टी ० कोर्टस, सैक्टर 17, चण्डीगढ़ सदस्य 
सुमन लता, सदस्य जिला परिषद्, गांव व डा ० गोरखपुर, जिला फतेहाबाद 

सदस्य 
समिति अभियोजन विभाग में कार्यरत महिला कर्मचारियों की लैंगिक उत्पीड़न से सम्बन्धित शिकायतों की जांच पड़ताल करेगी । 
श्री एस० पी० एस० परमार उप जिला न्यायवादी कार्यालय पुलिस अधीक्षक, पंचकूला ऐसी शिकायतें प्राप्त करने के लिए नोडल अधिकारी के रूप 
में नामांकित किए गए हैं । वह बैठकों के लिए प्रबन्ध भी करेगा । 

2. समिति निदेशक , अभियोजन हरियाणा के माध्यम से सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी । 
3. शिकायत समिति की उपलब्धियां अनुशासनिक कार्यवाहियां प्रारम्भ करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को अग्रेषित की जायेगी । शिकायत 


4 . 


5 . 


सदस्य 


- 


6 . 


7 . 


PART I ) 


HARYANA GOVT. GAZ ., JULY 1, 2003 (ASAR . 10 , 1925 SAKA ) 


345 


समिति की उपलब्धियां प्राप्त करने के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई अन्य प्रारम्भिक जांच नहीं की जाएगी । शिकायत समिति को उपलब्धियों 
के आधार पर सक्षम प्राधिकारी आरोप पत्र जारी करेगा अथवा दोषी के विरुद्ध जैसा कि मामले में न्यायसंगत कोई अन्य कार्यवाही करेगा। 

4. शिकायत समिति यथाशीघ्र तथा यथा संभव विवेक से शिकायत की जांच के संचालन के लिए इसकी अपनी पद्धति अपनाएगी । 
विशेषकर यह सुनिश्चित करेगी कि लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों पर कार्यवाही करते समय पीडित अथवा साक्षी दण्डित नहीं किए गए हैं अथवा 
उनके विरुद्ध भेदभाव नहीं किया गया है तथा गोपनीयता सुनिश्चित की जाती है । 


प्रोमिला ईसर, 
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,.. 

न्याय प्रशासन विभाग । 


ADMINISTRATION OF JUSTICE DEPARTMENT 


2 


The 17th June , 2003 
No. 29/6/2001-2 JJ (I).- Pursuantto the Judgement of the Hon ble Supreme Court of India in Writ Petition 
( Criminal) Nos. 666-670 of 1992 with Civil Misc. Petition Nos. 7021-31 of 1992 Vishakha and others Vs. State of 
Rajasthan and others (AIR 1997 SC 3011) the Governor of Haryana is pleased to Constitute a Committee, in the 
Prosecution Department,Haryana consisting ofthe following to deal with the complaints of female employees relating 
to sexual harassment : 

S / Sh ./Smt. /Ms. 
1. Seema Hooda, Deputy District Attorney, Olo Superintending Enginner, 

Chairperson 
PWD ( B & R ), Rohtak 
2. Vinay Jhingan , Deputy District Attorney, Olo Chief Secretary to Government, 

Member 
Haryana (Services Branch ) 
3. Neera Bhatia, Deputy District Attorney, Olo Deputy Excise and Taxation 

Member 
Commissioner , Ambala 
4. S.P.S.Parmar, Deputy District Attorney, Olo Superintendent of Police, Panchkula Member 

Secretary 
5. Santosh Goel, Deputy Superintendent, Olo Director of Prosecution , Haryana, Panchkula Member 
6. Rakesh Kumar, Deputy District Attorney, Olo Haryana Legal Cell, UT Courts, 
Sector 17 , Chandigarh 

Member 
7. Suman Lata ,Member, Zila Parishad, Village & PO Gorakhpur, District Fatehabad 

Member 
The Committee will look into the complaints of female employees working in the Prosecution Department, 
relating to sexual harassment, Shri S. P. S. Parmar, Deputy District Attorney , Olo Superintendent of Police, Panchkula 
has been nominated as Nodal Officer for receiving such complaints . He shall also arrange for the meetings. 

2. The Committee shall submit an annual report to the Government through the Director of Prosecution ,Haryana, 
Panchkula . 

3. The findings of the Complaints Committee will be forwarded to the Competent Authority for initiating 
disciplinary proceedings. After the findings of the complaints committees is received , no other preliminary enquiry will 
be held by the Competent Authority. On the basis of findings of the Complaints Committee, the Competent Authority : 
will issue charge -sheet or take any other action as the case may warrant against the delinquent. 

4. The Complaint Committee will adopt its own methodology for conducting an enquiry into a complaint as 
speedily and discreetly as possible . In particular it would ensure that victims or witnesses are not victimised or 
discriminated against while dealing with complaints with sexual harassment and that confidentiality is ensured . 


PROMILLA ISSAR , 
Financial Commissioner and Principal Secretary to 
Government Haryana ,Administration of Justice Department. 


